रजिस्ट्री सं. जी -3 / डी एल ( एन ) 04 /0009/ 2003-05 


भारत सरकार 


REGD. No. G - 3/ DL ( N )-04 / 0009/ 2003-05 


GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपत्र 
Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 4 ] 

दिल्ली , फरवरी 10 - फरवरी 16 , 2017 , बृहस्पतिवार /माघ 21- माघ 27 , 1938 
No. 4 ] DELHI, FEBRUARY 10 — FEBRUARY 16 , 2017 , THURSDAY/MAGHA 21 — MAGHA 27 , 1938 


भाग-II - II 


PART - II - II 


सर्किट , सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं 

Notices of the Circuit , Civil and Criminal Courts 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


दिल्ली उच्च न्यायालय , नई दिल्ली में 

मूल न्यायाधिकरण 
कंपनीज अधिनियम , 1956 के मामले में 


तथा 


निम्नलिखित के मामले में 
लीज प्लान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 

... याचिकाकर्ता 

विरूद्ध 
सीग साउर ( इंडिया ) प्राइवेट लिमिटेड 

प्रतिवादी 
कंपनी याचिका संख्या 14/2014 

याचिका का विज्ञापन 
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 433 ( ई) एवं ( ऍफ़ ) साथ में धारा 434 
और 439, दिनांक 21-12-2013 को एक याचिका माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की 
गयी थी तहत कथित याचिका को दिनांक 21-02-2017 को न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए निर्देशित किया गया है | 


- 


. 


844 DG/ 2017 


( 15 ) 


16 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: FEBRUARY 16 , 2017 /MAGHA 27 , 1938 


[PART II- II 


इच्छा 


कथित याचिका पर किसी आदेश को पारित करने के समर्थन या विरोध के इच्छुक किसी ऋणदाता अंशदानी या 
किसी व्यक्ति को शासकीय समापक , जो कि दिनांक 11-07-2016 को अस्थायी समापक नियुक्त हुआ , के पास स्वयं या अपने 
अधिवक्ता के माध्यम से हस्ताक्षरित अपनी की 

सूचना , अपने नाम एवं पता सहित , इस प्रकार भेजे कि अधोहस्ताक्षरी 
के पास अधिकतम याचिका के लिए सुनवाई हेतु नियत तिथि से 05 दिन पहले पहुंच जाये तथा इस उद्देश्य हेतु सुनवाई की 
तारीख पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी 
के द्वारा किसी ऋणदाता या अंशदानी को इसके लिएनिर्धारित शुल्क भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी । 

याचिका के विरुद्ध में प्रयोग किये जाने के लिए शपथ पत्र को न्यायालय में दाखिल करना होगा, तथा एक प्रति 
प्रतिवादी को अथवा उसके अधिवक्ता को , सुनवाई के लिए नियत तिथि से कम से कम 05 दिन पहले देना होगा । 


, 


हस्त ./ 


( डी . पी . ओझा ) 


शासकीय समापक 


माननीय उच्च न्यायालय से सम्बद्ध 
8 वां फ्लोर , लोक नायक भवन , 


खान मार्किट, नई दिल्ली 
दूरभाष 011-24693393 फैक्स न . 011-24691009 


स्थान : नई दिल्ली 


दिनांक : 7-11-2016 


[विज्ञापन - ए/ II /II/ 20 /16 ] 


IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI 


(ORIGINAL JURISDICTION ) 
IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956 


AND 


IN THE MATTER OF : 


LEASE PLAN INDIA PRIVATE LIMITED 


. . PETITIONER 


VS. 


SIG SAUER (INDIA ) PVT. LTD . 


... RESPONDENT 


IN 


C.P.NO. 14/2014 


ADVERTISEMENT OF PETITION 
Notice is hereby given that uponthe petition of the petitioner under Section 433 ( e ) and (f), of the Companies 
Act, 1956 read with Sections 434 & 439 of the Companies Act, 1956 seeking winding up of the above named 
Respondent Company by the Hon ble High Court of Delhi was presented on 21.12.2013 and that the said petition is 
directed to be heard on 21.02.2017 . 


Any Creditor , Contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of any order on the 
said petition should sent to the Official Liquidator who has been appointed as the Provisional Liquidator on 11.07.2016 , 
notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the Official Liquidator 
not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition , and appear at the hearing for the purpose in 
person or by his advocate . A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any Creditor or Contributory 
on payment of the prescribed charges for the same. 


PART II - II ] 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : FEBRUARY 16, 2017/ MAGHA 27, 1938 


17 


. 


Any affidavit intending to be used in opposition to the petition should be filed in the Court, and a copy served 
on the petitioner or his advocate , not less than 5 days before the date fixed for hearing. 

Sd./ 

( D. P. OJHA) 

OFFICIAL LIQUIDATOR , 
ATTACHED TO HIGH COURT OF DELHI, 

8th FLOOR, LOK NAYAK BHAWAN, 
PLACE : NEW DELHI 

KHAN MARKET, NEW DELHI- 110003 
DATE: 7th NOV ., 2016 

PHONE NO : 011-24693393, FAX NO .: 011-24691009 . 

[ ADVT . - A/ II /II / 20 /16] 
दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली में 

( मूल कंपनी न्यायाधिकरण ) 
कंपनी याचिका संख्या 419/2014 
कंपनीज अधिनियम , 1956 के मामले में 

तथा 
निम्नलिखित के मामले में 
बीजिंग बीए फंक्शनल मैटेरियल्स कारपोरेशन 

याचिकाकर्ता 

विरुद्ध 
मैग्नेटिक मंगल प्राइवेट लिमिटेड 

प्रतिवादी 
याचिका का विज्ञापन 
एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कंपनीज़ अधिनियम 1956 की धारा 433 ( ई) तथा ( एफ ) अन्तर्गत तथा 
धारा 434 के साथ पढ़े माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा तिथि 04.07.2014 में उपरोक्त प्रतिवादी कंपनी को 
समाप्ति तथा बंद कार्य (वाइंडिंग अप हेतु एक याचिका बीजिंग बीए फंक्शनल मैटेरियल्स कारपोरेशन , किंघे सियाओयिंग 
ईस्ट रोड बीजिंग - 100192 द्वारा प्रस्तुत की गयी थी । 

माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 24-05-2016 सी.पी. संख्या 419/2014 में 
शासकीय समापक को कंपनी के अनंतिम परिसमापक नियुक्त किया है और याचिका का विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश 
दिया गया है । याचिका में सुनवाई की अगली तारीख 06.03.2017 के लिए तय की गई है । 

कोई ऋण प्राप्तकर्ता सहयोग प्रदानकर्ता अथवा सहयोग कार्य अथवा कथित याचिका में एक आवेदन निर्मित में 
आपत्ति का इच्छुक कोई अन्य व्यक्ति स्वयं की इच्छा 

की 

सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी हेतु प्रेषित करना चाहिये तथा इस 
प्रकार सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी हेतु याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि अर्थात 06.03.2017 से पूर्व 5 दिनों से 
अधिक विलम्ब नहीं पहुंचना चाहिए तथा उक्त प्रयोजन हेतु स्वयं व्यक्ति रूप में अथवा स्वयं के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई में 
उपस्थित होना चाहिए तथा याचिका की एक प्रति कार्यालय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त हेतु निर्धारित शुल्क 

के भुगतान 

में 
किसी ऋणप्राप्तकर्ता अथवा सहयोग प्रदानकर्ता हेतु प्रस्तुत करना होगा तथा कोई शपथ पत्र याचिका हेतु प्रतिवाद में उपयोग 
हेतु इच्छुक है न्यायालय में दर्ज़ चाहिए तथा एक प्रति कार्यालय अधोहस्ताक्षरी में सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व 5 दिनों 
से अधिक विलम्ब नहीं प्रस्तुत करना चाहिए । 

हस्ता./ 
( डी पी ओझा ) 
शासकीय समापक 

दिल्ली उच्च न्यायालय 
माननीय उच्च न्यायालय , दिल्ली से संबंद्ध 
8 वां फ्लोर, लोक नायक भवन, खान मार्किट , नई दिल्ली 

फोन न 011-24693393 
स्थान : नई दिल्ली 

[विज्ञापन - ए/ II /II /19/ 16 ] 
दिनांक : 14-09-2016 


" 


18 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: FEBRUARY 16, 2017/ MAGHA 27, 1938 


[PART II- II 


IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI 

(ORIGINAL COMPANY JURISDICTION ) 


C.P.NO.419 / 2014 


IN THE MATTER OF COMPANIES ACT , 1956 

AND 


IN THE MATTER OF : 


Beijing Beiye Functional Materials Corporation 


... PETITIONER 


-VERSUS 


Magnetec Mangal Private Limited 


.... RESPONDENT 


ADVERTISEMENT OF PETITION 
Notice is hereby given that a petition under Section 433 (e ) & (f) read with Section 434 of the Companies Act, 
1956 for the winding up of the above -named Company by the Hon ble High Court at New Delhi was on the 4th day of 
July 2014 , presented to the said Court by Beijing Beiye Functional Materials Corporation having its office at 1 Qinghe , 
Xiaoying East road , Beijing - 100192 , China. 


The Hon ble High Court of Delhi vide order dated 24.05.2016 passed in C.P.No.419 /2014 appointed the 
Official liquidator as the provisional liquidator of the company and directed the Official Liquidator to publish the 
advertisement of petition . The next date of hearing in the said petition is fixed for 06.03.2017 at 10:30 AM . 

Any creditor, contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the 
said petition should send to the undermentioned notice of his intention signed by him or his advocate with his name and 
address, so as to reach the undermentioned not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition i.e. 
06.03.2017 and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be 
furnished by the undermentioned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same. 

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court , and a copy served on 
the undermentioned not less than 5 days before the date fixed for the hearing . 


Sd / 


( D.P. OJHA) 
OFFICIAL LIQIDATOR 


ATTACHED TO HIGH COURT OF DELHI 


DATED : 14-09-2016 


LOK NAYAK BAWAN, 8TH FLOOR, 
KHAN MARKET , NEW DELHI- 110003 

PH. 01124693393 , FAX: 24693314 


PLACE : NEW DELHI 


[ ADVT .- A/ II/ II/19/16] 


प्रान्तीय दिवाला अधिनियम , 1920 की धारा 19 के तहत् उद्घोषणा 
समक्ष न्यायालय श्री विनोद कुमार गौतम, एएससीजे - जेएससीसी - जी. जज (मध्य), 

कमरा नं .12, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली 

आई.डी. सं. 02401 सी 0556272014 
दिवाला याचिका सं . 08/2014 

वी.के. गुप्ता बनाम सरफुद्दीन खान 
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि खाना सं. 2 में वर्णित वादी के खाना सं03 में वर्णित प्रतिवादी के खिलाफ खुद को दिवालिया 
के रूप में पहचानने के लिये आवेदन किया है और याचिका को स्वीकार करने के बाद दिनांक 22/02/2017 को प्रातः 10:00 बजे सुनी 
जायेगी । नीचे दिये गये नामों के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति इसका विरोध करना चाहता है तो इस न्यायालय के समक्ष खुद अथवा 
किसी वकील के माध्यम से प्रस्तुत हो सकता है । 


PART II - II ] 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : FEBRUARY 16 , 2017 / 

MAGHA 27 , 1938 


.. 


19 


याचिका सं . 


1 


3 


4 


दिवाला सं . 08/2014 


पक्षकारों के नाम 

प्रतिवादी 

सुनवाई की तिथि 
2 
वी.के. गुप्ता पुत्र श्री मुंशीलाल सरफुद्दीन खान पुत्र स्व . श्री अली 

सरफुद्दीन खान पुत्र स्व . श्री अली 22 फरवरी, 2017 सुबह 10.00 
गुप्ता, निवासी एबी -45, | खान, निवासी 1 / 129 - सी , 

मधु 

बजे 
अमरपुरी , राम नगर , पहाड़गंज , विहार, दिल्ली -110059 ( 22/02/2017 ) 
नई दिल्ली -110055 


आज दिनांक 27/01/2017 को मेरे द्वारा और अदालत की मुहर के तहत दिया । 

हस्ता. / 
(विनोद कुमार गौतम ) 
दिवाला न्यायाधीश , दिल्ली 

तीस हजारी न्यायालय 

[विज्ञापन - ए/ II /II/ 21/16 ] 
अपेक्षित प्रकाशन प्रभार प्राप्त करने के बाद हिन्दी समाचार पत्रों राष्ट्रीय सहारा के संपादकों को प्रकाशन हेतु भेजा और समाचार पत्रों की 
प्रतिलिपि इस न्यायालय को 22/02/2017 तक अथवा इससे पहले भेजें । 


PROCLAMATION UNDER SECTION 19 OF THE PROVINCIAL INSOLVENCY ACT, 1920 

IN THE COURT OF SHRI VINOD KUMAR GAUTAM : 
ASCJ- CUM - JSCC -CUM -G . JUDGE (CENTRAL ), ROOM NO.12 , 

TIS HAZARI COURTS , DELHI 


I.D. NO . 02401C0556272014 


INSOLVENCY PETITION NO . 08/2014 


V.K.GUPTA 


VS. 


SARFUDDIN KHAN 


Notice is hereby given that the petitioner mentioned in Column No.2 has applied for adjudging himself against 
the respondentmentioned in Column 3 as insolvent and the petition having being admitted will be heard on 22nd day of 
February, 2017 , at 10:00 O clock . Any person including the names given below wishes to oppose may appear before 
this Hon ble Court either in person or through any pleader . 


Suit No. 


Name of the parties 


Respondents 


Date of 


Hearing 


2 


3 


4 


Insolvency No. 
08/2014 


V.K. Gupta S / o Sh. Munshi Lal Gupta, R/ o 
AB- 45 , Amar Puri, Ram Nagar , Pahar 
Ganj, New Delh-110055 


Sarfuddin Khan S/o Late Ali Khan, 22nd day of 
R /o 1/129 , Madhu Vihar, Delhi- February , 2017 
110059 


Given under my hand and seal of the court on this 27th day of January , 2017 . 


Sd -/ 


( V.K. GAUTAM ) 
INSOLVENCY JUDGE : DELHI 


TIS HAZARICOURTS 


[ ADVT. - A /II /II /21/16] 


Digitally signed by RAKESH 
RAKESH SUKUL SUKUL 

Date: 2017.03.1414:53: 41 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


